रजिस्ट्री संडीएल० - 33004/96 


REGD. NO. D . L .- 33004/ 96 


. 


ain. 


. 


L 


. 


ALLA 


सत्यमेव जयत 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


SAMARI 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खंड ( iii ) 
PART II - Section 3 -- Sub -section ( iil) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


सं . 2 ] 
No. 2 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार, जनवरी 10 , 1997 / पौष 20 , 1918 
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10 , 1997/PAUSA 20, 1918 


- 


भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय 

आदेश 

नई दिल्ली , 9 जनवरी , 1997 
विषय : - लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए उप निर्वाचन --निर्वाचक नामावालियों का पुनरीक्षण । 

आ . अ. 2 ( अ ). - आयोग ने मध्य प्रदेश के 27 - छिंदवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के तथा 121 - डारसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 
से आन्ध्र प्रदेश की विधान सभा के उप निर्वाचनों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है । 

2. लोक प्रतिनिधस्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 ( 2 ) ( क ) ( ii ) के अनुसारनिर्वाचक नामावालियां, जब तक कि अन्यथानिर्वाचन आयोग 
द्वारा निर्देश न दिया गया हो , जिसका कारण लिखित में अभिलिखित हो , प्रत्येक उप -निर्वाचन से पूर्वनिर्वाचन क्षेत्र को आवंटित स्थान में आकस्मिक रिक्ति 
को भरने के लिए अर्हता को तारीख के संदर्भ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से पुनरीक्षित की जाएगी । 

3. प्रत्येक निर्वाचक नामावली की तैयारी या पुनरीक्षण संबंध में अर्हता की तारीख का अर्थ है उस वर्ष जनवरी का पहला दिन , जिसमें यह लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम 150 की धारा 14 ( ख ) के अनुसार तैयार या पुनरीक्षित की जाती है । 

4. आयोग ने आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में 1 - 1 - 1997 को अर्हता की तारीख मानकर निर्वाचक नामावलियों का किसी प्रकार का 
पुनरीक्षण करने का आदेश नहीं दिया है । उप निर्वाचन की अपेक्षा करने वाली अधिसूचना जारी करने से पूर्ष जो समय उपलब्ध है वह लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम, 1950 की धारा 21 और निर्वाचन नामावलियों का रजिस्ट्रीकरण नियम , 1960 के नियम 4 से 23 के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 
1 - 1 - 1997 को अहंता की तारीख मानकरनिर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए समय भी अपर्याप्त है । इन परिस्थितियों में आयोग के पास 
इसके सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि वह लोक सभा और आन्ध्र प्रदेश की विधान सभा के लिए उप निर्वाचन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 
की धारा 21 ( 2 ) के परन्तुक के संबंध में , अर्हता की तारीख 1 - 1 - 1996 मानकर पुनरीक्षित की गई नामावलियों के आधार पर ही सम्पन्न कराने का निर्णय 
करें । 

5. तदनुसार आयोग ने यह निर्देश दिया है कि लोक सभा और आन्ध्र प्रदेश की विधान सभा के उप निर्वाचनों से पूर्व लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1950 की धारा 21 ( 2 ) के अधीन निर्वाचक नामावलियों का कोई पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा । आन्ध्र प्रदेश में 121 - डारसी विधान सभा 
निर्वाचन क्षेत्र से उप निर्वाचन के संबंध में निर्वाचन की प्रक्रिया, 11 जनवरी, 1997 को और मध्य प्रदेश में 27 -छिंदवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से उप 
निर्वाचन के संबंध में 13 जनवरी, 1997 को शुरू होगी । 

[ सं. 23/97 - योजना अनु. I ] 
आदेश से और भारत सरकार निर्वाचन आयोग के नाम से 

सी . आर. ब्राह्मम्, सचिव 
71GI / 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (iii)] 


SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA 

ORDER 


New Delhi, the 9th January , 1997 


Subject : -- -Bye - elections to the House of the People and State Legislative Assemblies - Revision of ElectoralRo 


O . N . 2 (E ).- - The Commission has since announced the programme of bye-elections to the House of the People from 
27- Chhindwara Parliamentary constituency in the State of Madhya Pradesh and to the Legislative Assembly of Andhra Pradesh 
from 121 - Darsi assembly constituency . 

2 . According to Section 21 (2) (a ) ( ii) of the Representation of the People Act, 1950 the electoral rolls , unless 
otherwise directed by the Election Commission for reasons to be recorded in writing, be revised in the prescribed manner by . 
reference to the qualifying date before each bye -election to fill a casual vacancy in a seat allotted to the constituency. 

3. The qualifying date in relation to the preparation of revision of every electoral rollmeans the first day of January 
of the year in which it is so prepared or revised as per section 14 (b ) of the Representation of the People Act, 1950 . 

4 . The Commission has not ordered any revision of electoral rolls with reference to 01-01 - 1997 as the qualifying 
date in the States of Andhra Pradesh and Madhya Pradesh . The time available before the issue of Notification calling the bye 
election is insufficient even for a summary revision of the electoral rolls with reference to 01 -01 - 1997 as the qualifying date in 
accordance with the procedure prescribed under Section 21 of the Representation of the People Act, 1950 and rules 4 to 23 of 
the Registration of Electors Rules, 1960 . In these circumstances the Commission has no option but to decide that the bye 
elections to the House of the People and Legislative Assembly of Andhra Pradesh will necessarily have to be conducted on the 
basis of the current rolls revised with reference to 01 -01- 1996 as the qualifying date having regard to the proviso to section 
21 (2 ) of the Representation of the People Act, 1950 . 

5. Accordingly the Commission has directed that no revision of electoral rolls under soction 21 (2 ) of the Represen 
tation ofthe People Act , 1950 shallbe undertaken before the bye-elections to the House of the People and Legislative Assembly 
of Andhra Pradesh . The process of election will commence on the 11th January , 1997 in respect of bye- election to 12 )-Darsi 
assembly constituency in Andhra Pradesh and on 13th January , 1997 in respect of bye-election from 27 -Chindwara parliamen 
tary constituency in Madhya Pradesh . 


[No . 23/97-P .S.- II ] 


By Order and in the name of the 


Election Commission of India 


C . R , BRAIMAM , Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 — 1997 


